निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 भाद्र 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 615 ) पटना , बुधवार , 25 अगस्त 2010 


सं0 15/ डी 1 - 01 /09 अंश - I उ0शि0 - 2441 

मानव संसाधन विकास विभाग 


- - - - - - 


संकल्प 

____ 6 अगस्त 2010 
विभागीय संकल्प संख्या 2374, दिनांक 29 जुलाई 2010 की कंडिका - 2 में यू0जी0सी0 वेतनमान लागू किये 
जाने के क्रम में निर्धारित वांक्षनीय तत्व से संबंधित उप - कंडिका- ( VI ) में अंकित तथ्यों के आलोक में वर्ष 2003 में 
नियुक्त व्याख्याताओं को दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से यू0जी0सी0 वेतनमान यह अंडरटेकिंग प्राप्त कर अनुमान्य 
किया जायगा कि अगर किसी सक्षम प्राधिकार या न्यायालय द्वारा उनके चयन ( सलेक्शन ) को अवैध घोषित किया जाता 
है तो उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायगी तथा उनके द्वारा वेतनादि के मद में प्राप्त कुल राशि 
की वसूली कर ली जायगी । इस बीच संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 2003 में नियुक्त इन शिक्षकों को आवश्यकता के 
अनुरूप डिग्री स्तरीय स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर सामंजित किये जाने की कारवाई सुनिश्चित की जायगी । । 

2. इसी संकल्प के साथ संलग्न एपेन्डिक्स - 2 के क्रम संख्या - 4 तथा 5 में कम्प्युटर दोष एवं मानवीय त्रुटि के 
कारण उपाचार्य/ रीडर एवं प्रोफेसर के पदनाम के वेतनबैंड , ए०जी०पी० तथा नया पदनाम निम्न प्रकार से टंकित हो गया 


क्र० 


पदनाम 


वर्तमान वेतनमान ( रु0 में ) 


नया पदनाम 


सं० 


पुनरीक्षित वेतनमान ( रु0 में ) 

पे बैंड - ए०जी०पी० 
| 15600 - 39100 8000 

37400 - 67000 | 9000/ 12000 


उपाचार्य/ रीडर 12000 - 420 - 18300 
5 | विश्वविद्यालय प्राचार्य | 16400 - 450 - 20900 - 500 - 


एसोसिएट प्रोफेसर 

प्रोफेसर 


22400 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 अगस्त 2010 


3. इस हद तक इस संकल्प की कंडिका - 2 की उपकंडिका VI एवं एपेन्डिक्स -2 की तालिका के क्रम संख्या 
4 एवं 5 को संशोधित समझा जाय । उक्त तालिका को कंडिका 4 , 4A एवं 5 को निम्नरूप में स्वीकृत माना जायः 


क्र० 


4 


पदनाम 

वर्तमान वेतनमान ( रु0 में ) 
सं० 

उपाचार्य/ रीडर 12000 - 420 - 18300 
4A | उपाचार्य/ रीडर 12000 - 420 - 18300 
5 विश्वविद्यालय प्राचार्य | 16400 - 450 - 20900 - 500 

22400 


पुनरीक्षित वेतनमान ( रु ) में ) 

नया पदनाम 
पे बैंड ए०जी०पी० 
15600 - 39100 8000 

रीडर 
37400 - 67000 9000 | एसोसिएट प्रोफेसर 
37400 - 67000 10000 / 12000 प्रोफेसर 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

के0 के0 पाठक , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 615 - 571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


